सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 माघ, 1937 ( श०) 


संख्या 181 राँची , बुधवार , 


17 फरवरी , 20 16 ( ई० ) 


कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना/ शुद्धि पत्र 

4 फरवरी , 2016 
संख्या- 1/ पी0- 102/ 2015 का.. 1064--विभागीय अधिसूचना संख्या- 1/ पी0- 102 / 2015 का .- 783 , 
दिनांक 29 जनवरी, 2016 में श्री उदय प्रताप सिंह, भा . प्र. से. ( झाः84) को अपने कार्यों के साथ अध्यक्ष. 
सह- प्रबंध निदेशक , झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम, राँची का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया था 
जिसे आंशिक रूप से संशोधित करते हुए अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम , राँची किया 
जाता है । 

अधिसूचना संख्या- 783 दिनांक 29 जनवरी , 2016 का अन्य आदेश यथावत रहेगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

अरूण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 18 1 - 50 । 


